रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


SEAN 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , मार्च 8 , 2019 / फाल्गुन 17 , 1940 
NEW DELHI, FRIDAY,MARCH 8, 2019/ PHALGUNA 17, 1940 


सं. 1083 ] 
No. 1083 ] 


पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2019 
का . आ . 1217 ( अ ). केन्द्रीय सरकार , पर्यावरण (संरक्षण ) अधिनियम , 1986 (1986 का 29) की धारा 3 
की उपधारा ( 3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन 
मंत्रालय की अधिसूचना सं. का . आ . 1533( अ), तारीख 14 सितंबर , 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, ओडिशा (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, ओडिशा कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् : 

1. श्री सुरेश चंद्र मोहान्ती ( आई एफ एस , सेवानिवृत्त ) - अध्यक्ष 

___ 237 /ए शहीद नगर, भुवनेश्वर 751007 
2. डॉ0 सौमिन्द्रा प्रसाद दास 

प्लाट सं. 591, शहीद नगर , भुवनेश्वर-751007 
3. निदेशक , पर्यावरण-सह-विशेष सचिव , ओडिशा सरकार - सदस्य - सचिव 
2. प्राधिकरण , ओडिशा के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष 
की अवधि के लिए पद धारण करेंगे । 


- सदस्य 


1553 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II — SEC . 3 ( ii )] 
3. प्राधिकरण, ओडिशा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा , जो उक्त 
अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं । 
4 . प्राधिकरण, ओडिशा, ओडिशा राज्य के लिए पैरा 5 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति 
की सिफारिशों के आधार पर अपना विनिश्चय देगा । 
5. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण , ओडिशा की सहायता करने के लिए ओडिशा राज्य सरकार के परामर्श से राज्य 

स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे , अर्थात्: 


- सदस्य : 


1. श्री भानु प्रताप सिंह ( आई एफ एस, सेवानिवृत्त ) 

- अध्यक्ष ; 
बी -29 कृष्णा गार्डन काम्पलेक्स फेस-। बर्बन ( जगामरा ), खांडागिरी , 
भुवनेश्वर-751030 
डॉ चित्ता रंजन मोहान्ती , 

- सदस्य ; 
आचार्य, पीओ-नयाबाजार, जिला - कटक -753004 
3. डॉ हिमांशु भूषण साहू 

सह आचार्य, खनन इंजीनियरी विभाग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान , 

राऊरकेला - 769008 
4. डॉ दिबांकर स्वैन 

- सदस्य ; 
प्लाट सं . 18/1738, ग्रीनपार्क 8/ 2 शैलेश्री विहार , भुवनेश्वर- 751021 
5. डॉ0 प्रताप कुमार मोहान्ती 

- सदस्य ; 
आचार्य और प्रमुख , समुद्री विज्ञान विभाग, बरहमपुर यूनिवर्सिटी , 

बरहमपुर 760007 
6. श्री जीबन कुमार महापात्रा 

- सदस्य ; 
प्लाट सं . 211, लेन सं. 02 ( एक्सटेशन ), पीओ-एयरोड्रम एरिया , 

पालास्पाली रोड़, एयर फील्ड , भुवनेश्वर-7510210 
7 . श्री कुमुड्डा रंजन आचार्या 

प्लाट सं . 1958/ 4 चिंतामणि मंदिर के पास , बुद्धेश्वरी , भुवनेश्वर 

7510210 
8 डॉ संजय कुमार पटनायक 

- सदस्य ; 
सह- आचार्य और प्रमुख, पी . जी . 
पर्यावरण विज्ञान विभाग, संभलपुर यूनिवर्सिटी , ज्योति विहार , बुरला , 

संभलपुर , ओडिशा -110019 
9 डॉ बिजोए कुमार सत्यपति 

- सदस्य ; 
विसिटिंग प्रोफेसर , सी . वी .रमन , कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, भुवनेश्वर । 
10 डॉ सेलाबल्ला पधी 

गजपति नगर , फर्स्ट लेन , बरहमपुर , जिला- गंजम, उड़ीसा-760010 
11 डॉ किशोर चंद्रा शेखर पाणिग्राही 

रीडर, स्कूल ऑफ बायलोजिकल साइंस , नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ 
ऐजुकेशन एण्ड रिसर्च 


- सदस्य ; 


- सदस्य ; 


- सदस्य ; 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- सदस्य ; 


12 श्री बेरागी चरण पुरस्ती ( आई एफ एस , सेवानिवृत्त ) 

16-बंसंत विहार, ब्रह्मेश्वरपटना, टंकापानी रोड़, भुवनेश्वर -751018 
13 सदस्य - सचिव , राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड , ओडिशा 


सचिव । 


6. राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण समिति , ओडिशा के अध्यक्ष और सदस्य , इस अधिसूचना के 
राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे । 
7 . राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण समिति , ओडिशा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी 
प्रक्रियाओं का पालन करेगी, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं । 
8. राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण समिति , ओडिशा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम 
करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा 
जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा । 
9 . ओडिशा राज्य सरकार , प्राधिकरण ओडिशा और राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण समिति , 

ओडिशा के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेंगी और सचिवालय , 
सभी वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत वास -सुविधा, परिवहन और उनके सभी वैधानिक 
कृत्यों की बाबत अन्य सुविधाएं भी हैं , उपलब्ध कराएगा । 
10. प्राधिकरण , ओडिशा के अध्यक्ष और सदस्यों तथा राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण समिति , 

ओडिशा के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक की फीस , यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता, ओडिशा राज्य सरकार के नियमों 
के अनुसार संदत्त किया जाएगा । 


[ फा . सं .- 11013/ 49/ 08 - आई. ए. II (1) ] 

अरविंद नौटियाल, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 8th March 2019 . 
S. 0 . 1217 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub- section ( 3 ) of section 3 of the 
Environment ( Protection) Act , 1986 ( 29 of 1986 ) and in pursuanceof the notification of the 
Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests , number S . O . 1533 ( E ), 
dated the 14th September, 2006 ( hereinafter referred to as the said notification), the Central 
Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment 

Authority , Odisha( hereinafter referred to as the Authority , Odisha ) comprising of the following 
members , namely : - 


( 1 . ) 


- 


Chairman; 


Shri Suresh Chandra Mohanty (I.F . S ., Retd .) 
237 / A , Saheed Nagar, Bhubaneshwar - 751007 


( 2.) 


- 


Member; 


Dr. Saumindra Prasad Das 
Plot No. 591, Saheed Nagar, Bhubaneswar - 
751007 


(3.) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II — SEC . 3 ( ii )] 
Director, Environment-cum - Special Secretary - Member Secretary . 
to Government of Odisha 


2 . The Chairman and members of the Authority , Odisha shall hold office for a term of three 
years from the date of publication of this order in the Official Gazette. 


3. The Authority , Odisha shall exercise such powers and follow such procedures as specified in 
the said notification . 


4 . The Authority,Odisha shall base its decision on the recommendations of the State Level 
Expert Appraisal Committee, Odisha constituted under paragraph 5 of this order . 


5 . For the purposes of assisting the Authority , Odisha , the Central Government, in consultation 
with the Government of Odisha , hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee , 
Odisha comprising of the following members , namely 


( 1.) 


- 


Chairman ; 


(2.) 


- Member; 


Shri Bhanu Pratap Singh (I.F .S ., Retd .) 
B - 29 , Krishna Garden Complex Phase - I, Barban (Jagamara), 
Khandagiri , Bhubaneswar - 751030 
Dr. Chitta Ranjan Mohanty 
Professor, PO - Nayabazar, District - Cuttack – 753004 
Dr. Himanshu Bhushan Sahu, 
Associate Professor, Department of Mining Engineering, National 
Institute of Technology, Rourkela - 769008 


( 3) 


- Member 


- 


Member; 


- Member; 


- Member; 


- 


Member; 


Dr.Dibakar Swain 
Plot No. 18 / 1738 , Green Park 8 /2 , Sailashree Vihar, Bhubaneswar - 
751021 
Dr. Pratap Kumar Mohanty 
Professor and Head , Department of Marine Sciences, Berhampur 
University , Berhampur - 760007 
Shri Jiban Kumar Mahapatra 
Plot No. 211, Lane No. 02 (Extension ), PO - Aerodrome Area , 
Palaspalli Road, Air Field , Bhubaneswar - 751020 
Shri Kumuda Ranjan Acharya 
Plot No. 1958 /4 , Near Chintamaniswar Temple , Budheswari, 
Bhubaneswar - 751006 
Dr. Sanjay Kumar Patnayak 
Associate Professor and Head , P .G . Department of Environmental 
Sciences, Sambalpur University , Jyoti Vihar, Burla, Sambalpur , 
Odisha - 110019 
Dr. Bijoy Kumar Satpathy 
Visiting Professor , C . V . Raman College of Engg., Bhubaneswar 
Dr. Sailabala Padhi 
Gajapati Nagar , 1st Lane, Berhampur, District - Ganjam , Odisha – 
760010 


- 


Member; 


- 


Member ; 


( 10.) 


- 


Member; 


[ 911 II - 005 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 11 .) 


- 


Member; 


Dr. Kishore Chandra Sekhar Panigrahi 
Reader, School of Biological Sciences, National Institute of Science 
Education and Research 
Shri Bairagi Charan Prusty (I.F.S., Retd .) 
16 - BasantVihar, Brahmeswarpatna, Tankapani Road , Bhubaneswar 
- 751018 


(12.) 


Member; 


(13 .) 


Member Secretary , State Pollution Control Board , Odisha 


Secretary . 


6 . The Chairman and members of the State Level Expert Appraisal Committee, Odisha shall 
hold office for a term of three years from the date of publication of this order in the Official Gazette. 


7 . The State Level Expert Appraisal Committee, Odisha shall exercise such powers and follow 
such procedures as specified in the said notification . 


8 . The State Level Expert Appraisal Committee, Odisha shall function on the principle of 
collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case , and if 
consensus cannot be reached , the views of the majority shall prevail. 


9 . The Government of Odisha shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority , 
Odisha and the State Level Expert Appraisal Committee , Odisha, and shall provide all financial and 
logistic support including accommodation , transportation and such other facilities in respect of all 
their statutory functions. 


10 . The sitting fee , travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and members of 
the Authority , Odisha and the Chairman and members of the State Level Expert Appraisal 
Committee , Odisha shall be paid in accordance with the relevant rules of the Government of Odisha. 


[ F .No.- 11013/49 /08 - IA - II( I) ] 
ARVIND NAUTIYAL , Jt. Secy . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 

Digitally signed 
by ALOK KUMAR 
Date: 2019.03. 11 
15 :09:31 + 05 30 


KUMAR 15:09:31 + 05 30 


